PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 28, 1995 (CHTR.7, 1917 SAKA) 


205 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 2 मार्च, 1995 


क्रमांक 46 : -ज- II -- 95 / 2870. -- श्री मशा रम, पुत्र श्री अमी लाल, निवासी गांव मातनहेल , तहसील झज्जर , 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धार । 2 (ए ) (10 ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 2201 - ज- II - 80/ 1319, दिनांक 9 जनवरी, 1981 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1781 - ज-[ - 79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वार। 150 रूपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक 
की दर से जागीर मंजूर की गई गरी । 

अव श्री मन्शा राम की दिनांक 14दिसम्बर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा फि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें पान तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री मन्शा राम की विधवा श्रीमती 
सरूपो देवी के नाम खरीफ 1993 से 300 रुपये वार्षिक तपा रवी, 1993 से 1,000 रुपये वापिक की दर से सनद 
में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते है . । 


2 . 


क्रमांक 403-05-2-95/ 2874. श्री किरपा राम , पुत्र श्री नय , निवासी गांव झज्जर , तहसील झज्जर , 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धार। (ए ) (1 ए ) तया 3 ( 1ए ) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3729 - मार- H - 69 / 22259, दिनांक 9 सितम्बर, 1969 द्वार। 

1969 द्वार। 100 रुपये वापिक और 
बाद में अधिसूचना क्रमाक 504 1 - प्रार-III 70/29505 , दिनया 8 दिसम्बर, 1970 द्वार! 150 रुपये वार्षिया और 
उसके बाद अधिसूचना कमांक 1789-1-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 
रुपये वार्षिक की दर से जगीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री पि ! रम की दिनांक 13 अप्रैल , 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धार 
4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए , इस जागीर को श्री किरपा राम की विधवा श्रीमति भगवानी के 
नाम खरीफ, 1994 से 1.000 रुपये व पिंक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है । 


के एल ० बग्गा , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


HARYANA 


RAJ BHAVAN 


The 13th March, 1995 


No. HRB -UA 14 (1) (1) 87/ 942-48.--In exercise of the powers conferred by Statute 10 ( 1) ( II) (f ) 
of schedule to the Kurukshetra University Act, 1986 , the Chancellor of Kurukshetra University is 
pleased to re-nominate the following persons as members of the Executive Council of the said University 
for a period of two years with effect from the date mentiond against each : 


Sr. No. 


Nie with address 


1 


Justice H. R. Sodhi (Retd .), 36 , Sector 4 , Chandigarh 


21-3-95 


2 


Shri Yogeshwar Sahni, IAS (Retd .), 1266 , Sector -8 , Chandigarh . 


21-3-95 


3 


21-3-95 


Shri L. M. Mehta, IAS , Special Principal Secretary to Chief Minister , 
Haryana , Chandigarh . 


Dated Chandigarh , 
the 7th March, 1995. 


URVASHI GULATI , 


Sec . etary to Governor, Haryana and to 
Chancellor, Kuruksvar. University. 


